रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


SP. 


LaU 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 6 , 2019 / अग्रहायण 15 , 1941 
NEW DELHI , FRIDAY, DECEMBER 6, 2019/ AGRAHAYANA 15 , 1941 


सं. 451 ] 
No. 451 ] 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
__ मुम्बई , 6 दिसम्बर , 2019 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
पूँजी का निर्गमन ( इश्यू ) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] 

(पाँचवाँ संशोधन) विनियम , 2019 
सं . सेबी / एल . ए. डी.-एन. आर. ओ./ जी . एन ./ 2019/ 42 . — बोर्ड , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 
1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड पूँजी का निर्गमन ( इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम , 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम 
बनाता है, अर्थात्: 
1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ पूँजी का निर्गमन ( इश्यू ) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ 

संशोधन) विनियम , 2019 कहा जा सकेगा । 
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे । 
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम , 2018 में , 
अनुसूची -IV निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी , अर्थात् , 

“ अनुसूची- 1 
[ विनियम 25 ( 1), 71(1), 123(1), 186 (1 ) देखें ] 

बोर्ड के पास प्रस्ताव दस्तावेज ( ऑफर डॉक्यूमेंट्स ) दाखिल करना 
प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स ) / प्रस्ताव- पत्र ( लेटर्स ऑफ ऑफर ) / प्रस्ताव दस्तावेज ( ऑफर 
डॉक्यूमेंट्स) अग्रणी प्रबंधक ( प्रबंधकों ) [ लीड मैनेजर ( मैनेजर्स)] द्वारा बोर्ड के उस संबंधित कार्यालय में दाखिल किए 
जाएंगे जिसके क्षेत्राधिकार में निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत ) कार्यालय स्थित हो , और जो 

( 1 ) 


6283 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III SEC . 4 ] 


निर्गम (इश्यू ) के अनुमानित आकार के आधार पर दाखिल किए जाएंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय- समय पर निर्धारित 
किया जाए । " 

अजय त्यागी, अध्यक्ष 

विज्ञापन -III/ 4/ असा./338/19] 
पाद टिप्पण : 
1 . भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड पूँजी का निर्गमन ( इश्यू ) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम , 2018, अधिसूचना 

सं . सेबी/ एल . ए.डी .-एन. आर . ओ./ जी . एन./ 2018/31 द्वारा , 11 सितम्बर , 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 


हुए थे । 


2. मूल विनियम तत्पश्चात् - 
( क ) 31 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड पूँजी का निर्गमन ( इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ] 

( संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी / एल . ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन ./ 2018/ 57 , द्वारा 
( ख ) 29 मार्च 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ] 

( संशोधन) विनियम , 2019, अधिसूचना सं. सेबी/ एल . ए. डी .-एन. आर . ओ./ जी . एन./ 2019/05, द्वारा 
( ग) 5 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड पूँजी का निर्गमन ( इश्यू ) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ 

( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2019 , अधिसूचना सं . सेबी/ एल . ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन ./ 2019/08, द्वारा 
( घ) 29 जुलाई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ पूँजी का निर्गमन ( इश्यू ) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] 

( तीसरा संशोधन) विनियम , 2019, अधिसूचना सं . सेबी/ एलएडी - एनआरओ/ जीएन/ 2019/ 29, द्वारा 
( ङ ) 23 सितम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड [पँजी का निर्गमन ( इश्य ) और प्रकटीकरण 

अपेक्षाएँ] ( चौथा संशोधन ) विनियम , 2019, अधिसूचना सं . सेबी/ एल . ए. डी .- एन. आर . ओ ./ जी . एन./ 2019/ 35 , 

द्वारा 
संशोधित हुए थे । 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 


Mumbai, the 6th December, 2019 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE 

REQUIREMENTS) ( FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS , 2019 


No. SEBI/ LAD - NRO /GN/ 2019/ 42. —In exercise of the powers conferred under section 30 of the 
Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992 ), the Board hereby makes the following 
Regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
Requirements ) Regulations, 2018 , namely: 


1. 


These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and 
Disclosure Requirements ) (Fifth Amendment) Regulations, 2019 . 
They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . 


In the Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure Requirements ) 
Regulations, 2018, Schedule IV shall be substituted with the following, namely , — 


[ TT III – QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . 


“ SCHEDULE IV 
[See regulations: 25 ( 1), 71 ( 1), 123 ( 1), 186 ( 1) ] 

FILING OF OFFER DOCUMENTS WITH THE BOARD 
Draft offer documents / letters of offer/ offer documents shall be filed by the lead manager (s) with the relevant 
office of the Board under the jurisdiction of which the registered office of the issuer company is 
located , based on the estimated issue size asmay be specified by the Board from time to time." 

AJAY TYAGI, Chairman 

[ ADVT.- III/4 /Exty ./338 / 19 ] 
Footnotes: 
1 . The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements ) 

Regulations , 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018 , vide notification No. 
SEBI/LAD -NRO /GN /2018/ 31 . 
The Principal Regulation was subsequently amended on - 
(a ) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and 

Disclosure Requirements ) (Amendment) Regulations, 2018 , vide notification No . SEBI/LAD 
NRO /GN /2018 /57 . 
March 29 , 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and 
Disclosure Requirements ) (Amendment) Regulations, 2019 , vide notification No. SEBI/LAD 
NRO /GN /2019 /05 . 
April 5 , 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019 , vide notification No. SEBI/LAD 
NRO /GN /2019 /08 . 
July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 
Requirements) ( Third Amendment ) Regulations, 2019 , vide notification No . SEBI/LAD 
NRO /GN /2019/29 . 
September 23 , 2019 by the Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and 
Disclosure Requirements ) (Fourth Amendment) Regulations, 2019 , vide notification No. 
SEBI/LAD -NRO /GN / 2019 /35. 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

MANOJ 
KUMAR 


Digitally signed 
byMANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019 .12.07 
15:38:30 + 05 30 


VERMA 


